बिस्ती . 10121 


ANGISTERED No. D . 21 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रतापारम 
LXTRAORDINARY 

भाग - - mI 
PART I - Section I 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 18 ] 
No. 18 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 1968 /माघ 10, 1889 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/ MAGHA TO, 1889 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पत्र संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रमग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Scparto paring to given to this part in ordor that it may be filed 

AS A wopante compilation , 


- - 


- - -- - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


श्रम, रोजगार तया पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली , 24 जनवरी, 1968 
सल्या 14 ( 1 )168 सी० मो० पारo .- भारत सरकार ने यह निर्णय किया है 
फि पश्चिम बंगाल मे पुनर्वास कार्य की जो समीक्षा समिति भारत सरकार, श्रम , रोजगार 
तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) के संकल्प संख्या 5 ( 21 ) / 66 आर-ई 
दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा स्थापित की गई थी और जिसमे श्रम , रोजगार तथा 
पुनर्वास मंत्रालय , ( पुनर्वास विभाग ) के संकल्प संख्या 1 ( 1 ) / 67 -- सी० ओ० प्रार० दिनाक 5 अप्रैल , 
1967 द्वारा संशोधन किया गया था , उस्त समिति मे श्री अनिल दे, पुनर्वास विभाग में भारत सरका 
के संयुक्त सचिव के स्थान पर श्री वी० बी० सूद , श्रम , रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) 
मे भारत सरकार के संयुक्त सचिव , 20 दिसम्बर , 1967 अपराम से समिति मे सदस्य के रूप में कार्य 
करेंगे । 


( 73 ) 


IN CAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


T 


PART 1- 3 . I] 


भाषेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाये : 
1. समिति के सपस्य । 
2 . भारत सरकार के मंत्रालय विभाग । 
3. योजना आयोग , प्रधान मंत्री का सचिवालय , मंत्री- मंडल का सचिवालय तथा राष्ट्रपति 

के निजी तथा सैनिक सचिव । 


मह भी प्रावेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में ग्राम जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाये । 


वी० नन्जप्पा, सचिन । 


NO N INDIA IN THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
WW DULH AND PUBLISHED BY THE MANAGDR OF PUBLICATIONS, DELH ), 1068 


